रजिस्ट्री सं. डी .एल. - 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


t . . . . 


. 


) 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी . - डी . एल .- अ .- 06022020 - 215968 

CG - DL- E - 06022020 - 215968 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II _ Section 3 _ Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 467 ] 
No . 467 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2020/माघ 12, 1941 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1 , 2020 /MAGHA 12 , 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जनवरी , 2020 
का . आ . 501 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . ३५१४ , दिनांक २६/ ०९/ २०१९ , जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ 
जिले में NH51 के कि . मी . 166.61 से कि . मी . 232. 2 ( ऊना - कोडिनार सेक्शन ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 
"१६/१०/ २०१९ " को " इंडियन एक्सप्रेस " और "दिव्या भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और जबकि सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


644 GI/ 2020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH51 के कि . मी . 166 . 61 से कि . मी . 232. 2 ( ऊना - कोडिनार सेक्शन ) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


मि की प्रकति 


राज्य का नाम : गुजरात 

जिले का नाम : गिर सोमनाथ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

॥ भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


भमि का 


3 


तालुक का नाम: कोडिनार 
गांव का नाम: देवली 


1831 / P1 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 0057 


लक्ष्मणभाई वारजंगभाई मोरी 
(८३१ / प१ ) 


गांव का नाम: डोलासा 


2 


2 


977 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 1056 


अर्जनभाई रामभाई अमृतबेन रामभाई 
राणाभाई राजाभाई नारंभै रामभाई 
गोविंदभाई राजाभाई नाथूभाई 
राजाभाई दुधीबेन राजाभाई शांताबेन 
राजाभाई 
( ९७७ ) 
जोधाभाई अर्जनभाई डोडिया 
( ९८९ / प१ ) 


1989 / P1 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


|| 0 .0352 


गांव का नाम : कडोदरा 


509 / 1 / P ||निजी 


एग्रीकल्चर 


||0.0228 


विवेकानंद सेवा मंडल 
(५०९ / १ / प१ / प१ ) 


|| P1 


011 / P2 ||निजी 


एग्रीकल्चर 


|| 0. 3415 


मनोहरसिंह प्रतापसिंह मोरी 
( ५०९ / १ / प२ / प१ ) 


|| P1 


गांव का नाम : कडवासन 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 17 / P2 


निजी 


एग्रीकल्चर | 0 . 086 


वजुभाई जेसिंगभाई वाला 
( १७ / प२ ) 


गांव का नाम: मितियाज 


537 / 1 


निजी 


एग्रीकल्चर 


|| 0. 0402 


वाला रामभाई देवाभाई 
( ५३७ / १ ) 
जेसिंगभाई गोविंदभाई बारद 
( ५४४ / प२ / प१ ) 


544 / P2 / 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0398 


P1 


तालुक का नाम : उन 


गांव का नाम : नथल 


646 / P1 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0386 


कालूभाई दानाभाई सोलंकी 
(६४६ / प१ ) 


गांव का नाम : सिलोज 


नॉन 


27 / P1 Plot 
number निजी 
twenty 


| | 0 . 004 


रामूभाई राजाभाई सोलंकी 
( २७ / प१ प्लाट नंबर २० ) 


एग्रीकल्चर 


गांव का नाम: उना 


| 335 / P1 


निजी 


एग्रीकल्चर 


||0 . 0424 


ओसमानभाई मूसाभाई जमरोठ 
( ३३५ / प१ ) 


कुल 


|| 0.7618 

[ T. H . NHAI/ 11011/ Gujarat/ Rajkot / LA /3D4 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th January , 2020 


S . O . 501( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, number SO . 3514, dated 26/ 09/ 2019 , published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 
(48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire 
the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four - laning , etc .), 
maintenance, management and operation of NH51 on the stretch of land from Km 166 .61 to Km 232.2 ( Una 
Kodinar Section ) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Indian Express” and 
“ Divya Bhaskar” both dated 16 / 10 / 2019 under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objections have been received by the competent Authority ; 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(ii) ] 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH51 in the stretch of 

land from NH51 (Una -Kodinar Section ) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT 


State : GUJARAT 
Sr. 

Survey 
No. Number 


District : GIR SOMNATH 
|| Type of Land || Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No: 


3 


4 


2 
Taluk : Kodinar 
Viilage: Devli 


831 / P1 


Private 


Agriculture 


Lakshmanbhai Varjangbhai Mori 
831 / P1 


Viilage : Dolasa 


| 2 


1977 
977 


Private 


Agriculture 


||0 . 1056 


Arjanbhai Rambhai Amrutben 
Rambhai Raanaabhai Raajaabhai 
Naaranbhai Rambhai Govindbhai 
Raajaabhai Nathubhai Raajaabhai 
Dudhiben Raajaabhai Shantaben 
Raajaabhai 
977 


989 / P1 


Private 


Non 
Agriculture 


|| 0 .0352 


Jodhabhai Arjanbhai Dodiya 
989 / P1 


Viilage : Kadodara 
509 / 1 / P1 / 

Private 


Agriculture 


||0 .0228 


Vivekanand Seva Mandal 
509 / 1 / P1 / P1 


P1 


509 / 1 / P2 / 


UN 


Private 


||Agriculture ||0.3415 


Manoharsinh Pratapsinh Mori 
509 / 1 / P2 / P1 


P1 


Viilage: Kadvasan 


17 / P2 


Private 


Agriculture 


0 .086 


Vajubhai Jesingbhai Vala 
17 / P2 


Viilage: Mitiyaj 


Private 


Agriculture 


0 .0402 


Vala Rambhai Devaabhai 
537 / 1 
Jesingbhai Govindbhai Baarad 
544 / P2 / P1 


544 / P2 / P1 


Private 


Agriculture 


||| 0.0398 


Taluk : Una 
Viilage : Nathal 


[HTT II - QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


646 / P1 


Private 


Agriculture 


0 .0386 


Kaalubhai Daanaabhai Solanki 
646 / P1 


Viilage : Siloj 
27 / P1 Plot 
number twenty 


Private 


Non 
Agriculture 


0 . 004 


Ramuubhai Raajaabhai Solanki 
|| 27 / P1 Plot Number 20 


Viilage : Una 


335 / P1 


Private 


Agriculture 


0 .0424 


Aosamanbhai Musabhai Jamroth 
335 / P1 


TOTAL 


0 .7618 


[ F. No NHAI/11011/ Gujarat/ Rajkot / LA/3D4 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANO 


Digitally signed by MANOJKUMAR 
• MANOJ KUMAR VERMA VERMA 

Date : 2020 . 02 .06 21: 00 :28 + 05 30 


